per 
inlari 


रजिस्ट्री सं° डी एल० - 33004 /98 


PRESREGD. NO. D. L.-33004/98 


ते सरकार 


Yuwar 


समयमैप जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub section (iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


%DDI 


सं . 1591 
No. 159] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 30 , 1999 / चैत्र 9 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY,MARCH 30 , 1999/CHAITRA 9, 1921 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष - कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 मार्च, 1999 

आय - कर 
का . आ . 194 ( अ ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, आय - कर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( पांचों संशोधन ) नियम , 1999 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय - कर नियम, 1962 में , -- 

( क ) नियम 37क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 37ख. धारा 206 की उपधारा ( 2 ) के अधीन कंप्यूटर मीडिया पर स्त्रोत पर कर कटौती की बाबत विवरणियां -- 
( 1 ) जहां अध्याय 17 - ख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर मीडिया पर नियम 37 या नियम 37क में 

निर्दिष्ट कोई विवरणी या विवरण फाइल करना चाहता है वहां वह नियम 36क में निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को यथास्थिति , नियम 37 
या नियम 37क के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी कंप्यूटर मीडिया पर ऐसी विवरणी या विवरण परिदत्त करेगा या परिदत्त 

कराएगा । 
( 2 ) . किसी कंप्यूटर मीडिया पर फाइल की गई किसी विवरणी या विवरण में , यथास्थिति , नियम 37 या नियम 37क के अधीन अपेक्षित सभी 

जानकारी होंगी । 
( 3 ) कंप्यूटर मीडिया निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए :-- 

( क ) 650 एम बी क्षमता का सी डी आर ओ एम ; 
( ख ) 4 मि . मी . 2 जीबी/ 4 जीबी ( 90एम/120एम ) डी ए टी कार्टिज; या 

( ग ) 3.5 " 1.44 एमबी फ्लापी डिस्केट । 
926 GI/ 99 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- Sxc. 3(ii)] 


उया 


( 4 ) किसी कंप्यूटर मीडिया पर विपरणी या विवरण फाइल करते समय कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि 

(i) विपरणी या विवरण के साथ प्ररूप सं. 27क उसमें विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हुए लगा हुआ है; 
( i ) किसी भी दशा में कंप्यूटर मीडिया की एक इकाई पर एक पिपरणी या विवरण से अधिक सम्मिलित नहीं किया जाता है । तथापि 
एक एकल विवरणी या विवरण उसी कंप्यूटर मीडिया की बहु इकाई पर वर्धित की जा सकती है । यदि कंप्यूटर मीडिया की एक 

किसी विशिष्ट प्रकार की विवरणी या विवरण के लिए उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक कंप्यूटर मीडिया 
को क्रमिक रूप से संख्यांकित किया जाएगा ; 
( iii ) यदि किसी विवरणी या विवरण से संबंधित आंकड़े की प्रति आंकड़ा संपीड़न या बैक - अप सौफ्टवेयर उपयोगिता का उपयोग 

करते हुए तैयार की जाती है वो तत्स्थानी सौफ्टवेयर उपयोगिता या इसकी असंपीड़न या पुनस्थापन की प्रक्रिया भी कंप्यूटर 

मीडिया पर उसकी विवरणी या विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी ; 
(iv ) विवरणी या विवरण के साथ स्वच्छ और वायरस मुक्त आंकड़े की बाबत एक प्रमाणपत्र संलग्न होगा । " 
( ख ) परिशिष्ट 11 में प्ररूप सं . 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" प्ररूप सं . 27क 

( नियम 37ख देखिए ) 
कंप्यूटर मीडिया पर फाइल किए गए स्त्रोत पर कर की कटौती की विवरणी या विवरण सहित सूचना देने के लिए प्ररूप 

कर कटौती के ब्यौरे 
कर कटौती लेखा संख्यांक 


स्थायी लेखा संख्यांक 


संगठन का नाम 


पता 


- 


- 


- 


टेलीफोन सं . 


फैक्स सं . 


स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए उसरदायी व्यक्ति के व्यारे 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नाम 


पदनाम 


- 


पता 


+ 


टेलीफोन सं. 


फैक्स सं . 


विवरणी/ . 
विवरण 
प्ररूप सं. 


नियत 
अवधि 


-- - - को | निर्धारण 
समाप्त । वर्ष 
होने वाली 
अवधि 


अन्य सूचना 
( कृपया संपूर्ण सूचना दीजिए ) 
विवरणी या संलग्म कंप्यूटर 
विवरण के लिए मीडिया की कुल 
उपयुक्त मीडिया । संख्या 


क्या विद्यमान 
स्त्रोत पर कर की 
कटौती का 
निर्धारिती है ( हां / नहीं ) 


निर्धारिती 
अधिकारी की 
संहिता 


h 


[ भाग 1 - खण्ड ३ ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

नियंत्रण योग 
क्रम निम्नलिखित के लिए अपेक्षित नियंत्रण योग 


नियंत्रण योग 


1. 


2 . 


काल 


5 . 


सकल कुल आय ( केवल प्ररूप सं. 24 ) 
कुल संदेय आय- कर और उस पर अधिभार ( केवल प्ररूप सं . 24 ) 
स्त्रोत पर कटौती किया गया कुल आय - कर ( केवल प्ररूप सं . 24 ) 
विनिर्दिष्ट दरों पर कंपनियों को संदत्त कुल राशि ( प्ररूप सं. 25 , 26, 26क , 26ख, 26खख , 
26ग, 26घ, 26छ , 26ज , 26अ, 26ट, 27 के लिए ) 
विनिर्दिष्ट दरों पर गैर -कंपनियों को संदत्त कुल राशि ( प्ररूप सं . 25, 26 , 26क, 26ख, 26खख, 
26ग , 26घ, 26च, 26छ, 26ज , 26अ, 26ट, 27 के लिए ) 
निम्नतर दरों पर कंपनियों को संदत कुल राशि ( प्ररूप सं. 25, 26 , 26क, 26ग , 26ष, 
269, 267, 26ट, 27 के लिए ) 
निम्नतर दरों पर गैर- कंपनियों को संदत्त कुल राशि ( प्ररूप सं . 25, 26 , 26क, 26ग, 26ष , 
26छ, 26अ, 26ट, 27 के लिए ) 
विनिर्दिष्ट दरों पर कंपनियों से कटौती किए गए कर की कुल राशि ( प्ररूप सं. 25, 26, 26क , 
26ख , 26खख, 26ग, 264, 26छ, 26ज, 26अ, 26ट, 27 के लिए ) 
विनिर्दिष्ट दरों पर गैर- कंपनियों से कटौती किए गए कर की कुल राशि ( प्ररूप सं. 25, 26, 26क , 
26ख, 26खख, 26ग, 264, 26च, 26छ, 26ज, 26अ, 26ट, 27 के लिए ) 
निम्नतर दरों पर कंपनियों से कटौती किए गए कर की कुल राशि ( प्ररूप सं . 25 , 26 , 26क, 26ग, 
26ष , 26ज, 26ट, 27 के लिए ) 
निम्नसर दरों पर गैर- कंपनियों से कटौती किए गए कर की कुल राशि ( प्ररूप सं. 25 , 26 , 26क , 
26ग, 264, 26ज, 26अ, 26ट , 27 के लिए ) 
उन व्यक्तियों की कुल संख्या जिनसे कर की कटौती की गई थी ( प्ररूप सं . 24, 25 , 26 , 26क, 
26ख, 26खख , 26ग, 264, 26च, 26छ, 26ज, 26अ, 26ट, 27 के लिए) 


8 . 


9 . 


+ 


+ + 


सत्यापन 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


" प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और संपूर्ण हैं । 


स्थान : 
तारीखः 


स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए 
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और 


हस्ताक्षर 


पदनाम 


[ अधिसूचना सं. 10841 / फा . सं . 142/7 /98 - टीपीएल ] 

एस. मालासुब्रमण्यन, अवर सचिव 


पाद टिप्पण : मूल अधिनियम, अधिसूचना का. आ. सं. 969( अ ) तारीख 26 - 3 -1962 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनका अन्तिम बार संशोधन 

आयकर चौथा संशोधन अधिनियम , 1999 द्वारा अधिसूचना सं . का. आ . 33 ( अ ) तारीख 27 - 1 - 99 द्वारा किया गया था । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec , 3 ( u )] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(Central Board of Direct Taxes ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th March , 1999 

INCOME TAX 
S . O . 194 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the 
Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income tax Rules, 1962, namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Income tax (Fifth Amendment) Rules, 1999 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 
2 . In the Income-tax Rules, 1962, 
(a). after rule 37A , the following rules shall be inserted , namely : 
" 37B Returns regarding tax deducted at source on computer media under sub - section (2 ) of section 206 , 
(1) Where a person responsible for deducting the tax under Chapter XVII -B desires to file any return or statement 
referred to in rule 37 or rule 37A on a computer media, he shall deliver or cause to be delivered to the Assessing 
Officer referred to in rule 36A such return or statement on a computer media within the time specified under rule 37 
or rule 37A , as the case may be. 
(2 ) The retum or statement filed on a computer media must contain all the information required under rule 37 or rule 
37A , as the case may be . 
(3 ) The computer media must conform to the following specifications : 

(a ) CD ROM of 650 MB capacity ; 
(b ) 4mm 2GB /4GB (90M / 120M ) DAT Cartridge; or 

(c) 3 .5 " 1.44 MB floppy diskette . 
(4 ) While filing the retum or statement on a computer media , the person responsible for deducting the tax shall 
ensure that : 
(i) the return or statement is accompanied with Form No. 27A furnishing the information specified therein ; 
( ii ) in no case,more than one return or statement is included on one unit of computer media. However, a single return 
or statement may spawn multiple units of the same computer media . If more than one unit of computer media is used 
in the case of a particular type of return or statement, then each computer media will be serially numbered ; 
(iii ) if the data relating to a return or statement is copied using data compression or backup software utility , the 
corresponding software utility or procedure for its decompression or restoration shall also be furnished alongwith the 
computer media return or statement, 
(vi) the return or statement is accompanied with a certificate regarding clean and virus free data ." 
(b ) In Appendix II , after For No. 27, the following Form shall be inserted , namely : 

" FORM NO . 27A 

[See rule 37B ] 
Form for furnishing information with the return or statement of deduction of tax at source filed on 

computer media 


Details of the Tax Deductor 


Tax- Deduction Account Number 
Permanent Account Number 
Name of Organisation 
Address 
Telephone No. :, 


Fax No . 


[ YTIU 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Details of the person Responsible for Deduction of Tax at Source 


Name 
Designation 


Address 
Telephone No. 


Fax No. 


Period ending 


Return /State - 
ment 
Foπη Νο. 


Other Information 
[Please give the complete information ) 
Assessment Periodicity Media used Total number of Whether 
year 

for the return computer media existing 
or statement enclosed TDS 

assessee 
(Y - Yes 
N -No) 


AO . 
Code 


S . No. 


Control Total 


Control Totals 
Control Total required for 
Gross Total Income (Form No. 24 only ) 
Total income tax payable and surcharge thereon (Form No . 24 only) 
Total income tax deducted at source (Form No. 24 only ) 

Total amount paid to companies at prescribed rates (For Form Numbers 25, 26 , 26A , 26B , 
* 26BB . 26C , 26D , 266 , 26H , 261, 26K , 27) 

Total amount paid to non -companies at prescribed rates (For Form Numbers 25 , 26 , 26A , 
26B , 26BB , 26C , 26D , 26F , 26G , 26H , 26J, 26K , 27) 
Total amount paid to companies at lower rates (For Form Numbers 25, 26 , 26A , 260 , 261 , 
26H , 265, 26K , 27) 
Total amount paid to non -companies at lower rates (For Form Numbers 25 , 26 , 26A , 26C , 
26D , 26H , 26 ), 26K , 27) 
Total amount of tax deducted from companies at prescribed rates (For Form Numbers 25 , 
26 , 26A , 26B , 26BB , 26C, 260 , 26G , 26H , 26J, 26K , 27 ) 
Total amount of tax deducted from non -companies at prescribed rates (For Form Numbers 
25, 26 , 26A , 26B , 26BB , 26C , 260 , 267, 26G , 26H , 261, 26K , 27 ) 
Total amount of tax deducted from companies at lower rates (For Form Numbers 25 , 26 , 
26A , 26C , 26D , 26H , 26K , 27) 
Total amount of tax deducted from non -companies at lower rates (For Form Numbers 23 , 
26 , 26A, 26C , 26D , 26H , 261, 26K , 27) 
Total Number of persons from whom tax was deducted (For Form Numbers 24, 25, 26 , 
26A, 268 , 26BB, 262, 26D , 26F, 26G , 26H , 26J, 26K , 27) 


1. ..... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Verification 

......., certify that all the particulars furnished above are correct and complete. 
Place : 

Name and signature of the person responsible for deducting tax at source.......... 
Date : 

Designation ..... 

.. .......... .. .... .. . . ... . . 
Notification No. 10841/F . No. 142 / 7 /98 - TPL ] 

S . BALASUBRAMANIAN , Under Secy. 
Foot Note. - The Principal rules were published vide Notification S . O . No. 969 (E ) dated 26 - 3 - 1962 and were last amended 
by Incomo- tax (Fourth Amendment) Rules, 1999 vide Notification S .O . No. 33 (E ) dated 27 -1- 1999. 

- Toa 


